सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 कार्तिक , 1941 


( श ० ) 


संख्या 


38 


राँची, 


बुधवार 


13 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


आदेश | 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 465-479 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


पूरक " अ " 


466 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
05 नवम्बर , 2019 


संख्या-1/ विविध -834/06 का०- 8845-- श्री राजीव अरूण एक्का , भा.प्र.से. ( झाः 1994), प्रधान सचिव, श्रम , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 25.11.2019 से 30.11.2019 तक कुल 06 दिनों के उपार्जित अवकाश 
( Ex -India Leave ) की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में निजी कारणों से एवं निजी व्यय पर ( Geneva Switzerland) 
की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 


05 नवम्बर , 


2019 


संख्या -4/ नि ० सं०-12-120/ 2015 का .- 8833-- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-997 दिनांक 01.07.2010 तथा 
संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में श्रीमती मारूति मिंज , झा ०प्र ० से० ( चतुर्थ बैच , गृह 

जिला 
गुमला) व्याख्याता, सई , राँची को दिनांक 10.10.2019 से 06.04.2020 तक कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


467 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
01 नवम्बर , 2019 


संख्या - 16/खाद्य-स्था०-01-09 /2019- 656(11)-- श्रीमती दीपश्री, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी 
सिंहभूम, जमशेदपुर के दिनांक -01.12.2019 से दिनांक- 28.05.2020 ( कुल - 180 दिन) तक के मातृत्व 
अवकाश पर रहने के दौरान पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री मोइन अख्तर, खाद्य 
सुरक्षा पदाधिकारी , सरायकेला को दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र किशोर उराँव , 
सरकार के विशेष सचिव । 


468 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
14 अक्टूबर , 2019 ई ० 


पत्रांक- 13/ आई० पी ० एस०-102/ 2019- 5432- 


प्रेषक, 

पूनम प्रभा पूर्ति , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 

प्रधान महालेखकार ( लेखा एवं हकदारी ), 

झारखण्ड , राँची । 
राँची, दिनांक- 14 अक्टूबर, 2019 ई० । 
विषयः सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणि , भा ०पु ० से ० (2014 ) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

बितायी गई प्रभार रहित अवधि (दिनांक -02.07.2019 से 02.08.2019 तक ) की सेवा 
विनियमित करने के संबंध में । 


महाशय , 


निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणि , 
भा ० पु ० से ० ( 2014 ) ने विभागीय अधिसूचना सं०-3437, दिनांक-28.06.2019 के आलोक में दिनांक 
02.07.2019 के पूर्वाह्न में पुलिस अधीक्षक , नगर, राँची का पदभार अपने प्रतिस्थानी को सौंपकर 
दिनांक-02.07.2019 के अपराह्न में पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया । पुनः विभागीय अधिसूचना सं0 
4071, दिनांक-31.07.2019 के आलोक में इन्होंने दिनांक-02.08.2019 के अपराह्न में समादेष्टा , 
झा 0 स0 पु0-4 , बोकारो तथा समादेष्टा , राज्य औधोगिक सुरक्षा बल , बोकारो ( अतिरिक्त प्रभार ) का पदभार 
ग्रहण किया । इस बीच सुश्री वीणापाणि , भा ० पु० से० दिनांक -02.07.2019 से 02.08.2019 तक प्रभार 
रहित अवधि में रहीं जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है । 


2 . 


उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सुश्री वीणापाणि , भा ०पु ० से ० के दिनांक 
02.07.2019 से 02.08.2019 तक की प्रभार रहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम -9( 6 ) 
तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 के आलोक में , निम्नांकित रूप से कत्र्तव्य अवधि के 
रूप में सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


469 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


(i) 
(ii ) 
( iii ) 


3 . 


दिनांक - 02.07.2019- पदग्रहण काल । 
दिनांक -03.07.2019 से 31.07.2019 पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि । 
दिनांक-01.08.2019 से 02.08.2019 पदग्रहण काला 
सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणि , भा ० पु ० से ० ( 2014 ) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन 
देय होगा । 
प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा प्रस्ताव पर अपर 
मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 


4 . 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
16 अक्टूबर, 2019 ई ० । 


संख्या -14 / ए .- 22/ 2019- 5541 श्री सुरेश प्रसाद पासवान , रा ० पु ० से ० तत्कालीन पुलिस 
उपाधीक्षक (प्रशासन), पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय , संथाल परगना क्षेत्र , दुमका , जो सरायढेला 
( धनबाद ) थाना काण्ड संख्या- 65/19, दिनांक- 13.04.2019 धारा- 354/354( घ)/ 506/ 34 भादवि० एवं 
धारा-08 /12 पोक्सो एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त हैं तथा दिनांक- 13.04.2019 से न्यायिक हिरासत में 
हैं , उनके विरूद्ध आरोप - पत्र संख्या- 52/2019 दिनांक 09.06.2019 समर्पित है । 


1 . अतः श्री सुरेश प्रसाद पासवान, रा ० पु ० से ० को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली-2016 के नियम-9 के तहत् उनकी गिरफ्तारी की तिथि से निलंबित किया जाता 
है । 


2 . 


उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


470 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
26 सितम्बर , 2019 ई ० 


, 


संख्या- 12/ पी.5-201/ 2003 ( खण्ड)- 5188 झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के निम्नांकित पुलिस 
उपाधीक्षकों की सेवा झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 के प्रावधानों के तहत् इनके नाम के सामने 
अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है: 


क्र . 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


पदाधिकारी का नाम 


सेवा सम्पुष्टि 
की तिथि 


सं . 


सं . 


1 


श्री प्रभात रंजन बरवार 


15.09.2016 


14 


मो . तौकीर आलम 


05.04.2016 


2 


01.07.2015 


15 


05.04.2016 


श्री अजय कुमार-2 
श्री प्रमोद कुमार 

केशरी 


श्री समीर कुमार 

सावैया 
श्रीमती श्रद्धा केरकेट्टा 


3 


05.04.2016 


16 


15.09.2016 


4 


05.04.2016 


17 


श्री बहामन टूटी 


05.04.2016 


5 


श्री सुमित कुमार 
श्री चन्दन कुमार वत्स 
श्री पवन कुमार 


05.04.2016 


18 | सुश्री पूनम मिंज 


05.04.2016 


6 


05.04.2016 


19 


श्री फैज अकरम 


05.04.2016 


7 


05.04.2016 


15.09.2016 


श्री सुदर्शन कुमार आस्तिक 
श्री अजय केरकेट्टा 


20 श्री अरविन्द कुमार वर्मा 
21 | श्रीश्री अनुज उराँव 


8 


05.04.2016 


05.04.2016 


9 


श्री जयदीप लकड़ा 


05.04.2016 


22 


श्री प्रदीप पाल कच्छप 


05.04.2016 


10 


05.04.2016 


23 


श्री आशिष कुमार महली 


05.04.2016 


11 


05.04.2016 


24 


डा . शकील आबिद शम्स 


05.04.2016 


श्री अशोक कुमार सिंह-1 
श्री संतोष कुमार-1 
श्री सुनील कुमार रजवार 
मो . मुजिबुर रहमान 


12 


05.04.2016 


25 


श्री नवनीत एन्थोनी हेम्ब्रम | 05.04.2016 


13 


18.03.2017 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


471 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 अक्टूबर , 2019 ई ० 


संख्या-13/ आई.पी.एस.-113/ 2019 ( खण्ड)-5419-- श्री कुमार रविशंकर , तत्कालीन पुलिस 
उपाधीक्षक , झा.स.पु.-04, बोकारो सम्प्रति समादेष्टा , झा.स.पु.- 09 , साहेबगंज को दिनांक-06.02.2011 
से 29.03.2011 तक कुल 52 ( बावन ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 


2. उक्त अवधि के लिए श्री रविशंकर को कोटि वेतन देय होगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
19 सितम्बर , 2019 ई० | 


, 


संख्या-13/ आई० पी ०एस०-113/ 2019- 5000 श्री मनोज कुमार सिंह, भा ० पु० से०, पुलिस उप 
महानिरीक्षक , जंगल वारफेयर स्कूल , नेतरहाट को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली , 1955 के 
नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-18.10.2019 से 26.10.2019 तक कुल 09 ( नौ ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री सिंह , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


472 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
13 सितम्बर , 2019 ई ० 


, 


संख्या-13/ जी०-103 / 2019- 4920 / सी ०, - अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु- सह- सेवानिवृति लाभ) 
नियमावली, 1958 के नियम 16 (2 ) के तहत श्री रेजी डुंगडुंग , भा ० पु ० से ० ( 1987), अपर पुलिस 
महानिदेशक , ( संचार एवं तकनीकी सेवाएँ), झारखण्ड, राँची को दिनांक- 16.10.2019 के प्रभाव से 
स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
16 सितम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या -08/ F.S.L ( 07)-14/2015- 4936 -- डा ० ए ० के ० बापुली , जो सम्प्रति डायल -100 परियोजना , 
उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं , को योगदान करने की तिथि से अगले तीन (03) वर्षों के लिए अथवा अगले 
आदेश तक , जो पहले हो , निदेशक , राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

2 . डा ० बापुली को मासिक परिलब्धि के रूप में रू० 1,25,000 /- ( एक लाख पच्चीस हजार 
रूपये ) मात्र नियत संविदा राशि देय होगा । इस राशि के अतिरिक्त इन्हें किसी अन्य प्रकार का भत्ता देय 
नहीं होगा । 
प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


3 . 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


473 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
16 सितम्बर, 2019 ई ० | 


, 


संख्या -13/ पी०1-8002/ 2013 ( खंड)- 4934 / सी ०,-- श्री अजय लिण्डा, भा ० पु ० से ० ( 2008 ), पुलिस 
अधीक्षक , पलामू अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , झा ० स ०पु०-8, लेस्लीगंज, पलामू 
एवं समादेष्टा, आई ० आर ० बी०-10 , पलामू 

के प्रभार में रहेंगे । 


, 


संख्या-13 / पी०1-8002/2013 ( खंड )- 4935/ सी ०,-- श्री अंशुमन कुमार, भा ०पु ० से • ( 2013), पुलिस 
अधीक्षक , जामताड़ा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , आई ० आर ०बी०-1, जामताड़ा 
के प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-13/ पी०1-8002/ 2013 ( खंड )- 4936 / सी ०, -- श्रीमती निधि द्विवेदी , भा ०पु ० से० (2013), 
समादेष्टा , झा ० स ०पु०-6 , जमशेदपुर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, 
आई ० आर० बी०-2 , चाईबासा, कैम्प- मुसाबनी के प्रभार में रहेंगी। 

संख्या-13 / पी01-8002/2013 ( खंड)- 4937/ सी ०,-- श्री अमन कुमार, भा ० पु ० से ० (2014), पुलिस 
अधीक्षक , ग्रामीण , धनबाद अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झा ० स ० पु०-3, 
गोविन्दपुर , धनबाद के प्रभार में रहेंगे। 


4 . 


, 


5 . 


संख्या-13/ पी०1-8002/ 2013 ( खंड)- 4938 / सी ०, -- श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा ०पु ० से ०, पुलिस 
अधीक्षक , जे ० ए ० पी ० टी ० सी ० , पदमा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त वरीय उप -निदेशक - सह 
पुलिस अधीक्षक , झारखण्ड पुलिस अकादमी , हजारीबाग के प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


474 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
25 सितम्बर , 2019 ई ० 


संख्या -06/ लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5152 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री राजकुमार मंडल , 
लोक अभियोजक , गोड्डा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला अभियोजन कार्यालय , गोड्डा से स्थानान्तरित 
करते हुए 

लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय , गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या -06/ लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5153 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अवध बिहारी 
सिंह, लोक अभियोजक , दुमका को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला अभियोजन कार्यालय , दुमका 

से 
स्थानान्तरित करते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, लातेहार के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


-- 


संख्या -06/ लो अभि ० प्रो ० )-04/ 2018- 5154 झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्रीमती मिनी लकड़ा, 
लोक अभियोजक , गुमला 

को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला अभियोजन कार्यालय, 
स्थानान्तरित करते हुए लोक अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


गुमला से 


यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश 

कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


475 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


21 अगस्त , 2019 ई ० । 


संख्या -13 / आई० पी ०एस०-113/ 2019- 4523-- श्री कुमार रविशंकर , भा ० पु ० से ०, समादेष्टा, झा ० स ० पु०-09 , 
साहेबगंज को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 
03.07.2019 से 22.07.2019 तक कुल 20 (बीस ) दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 


2. उक्त अवधि के लिए श्री रविशंकर, भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिन्हा, 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
04 सितम्बर , 2019 ई ० 


संख्या-07/होल्गा ० ( स्था ०)-20/ 2014-4737-- पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), दुमका को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी , दुमका एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दुमका का अतिरिक्त प्रभार 
दिया जाता है । 


संख्या-07/होगा. ( स्था ०)-20 / 2014-4738-- पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), चाईबासा को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, चाईबासा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से 


प्रवृत होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


476 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग) 


संकल्प 
04 अक्टूबर , 2019 


विषय: 


मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मुण्डारी एवं खूटकट्टी भूमि के भू- धारी को 
उपलब्ध कराने के संबंध में । 


संख्या -03 / कृ ० रा ० यो०-01/2019 / 2471/कृ ०,-- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में मुख्यमंत्री 
कृषि आशीर्वाद योजना प्रारम्भ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वैसे सभी किसान , 
जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है , को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान 
की जाती है । इस योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-72 दिनांक-03.05.19 द्वारा दी गयी 
है । अबतक राज्य के वैसे किसान, जिनकी भूमि मुण्डारी एवं टकट्टी भूमि के अन्तर्गत है, वे इस 
योजना से आच्छादित नहीं थे । 

सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के वैसे 
किसान, जिनकी भूमि मुण्डारी एवं खूटकट्टी भूमि के अन्तर्गत है, को भी अब इस योजना का लाभ 
दिया जायेगा। 

ऐसे जमीन के मामलों में गांव के मुण्डा द्वारा वैसे कृषक , जो उक्त जमीन के भू- धारी 
होते हैं , से लगान की वसूली की जाती है, परंतु उक्त भू-धारी के नाम की प्रविष्टि रजिस्टर-2 में नहीं 
होने के कारण मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि किसी जिला 

द्वारा ऐसे भू- धारियों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ दिया गया है तो उन्हें भी इस 
प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जायेगा। 

इस तरह की भूमि वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा विहित प्रपत्र में वैसे भू- धारियों , जिनके 
द्वारा गाँव के मुण्डा को लगान दिया जाता रहा है, वांछित सूचना प्राप्त कर तथा उन्हें अंचलाधिकारी 
द्वारा सत्यापित करते हुए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर प्रविष्टि की कार्रवाई की 
जायेगी । 

उपर्युक्त के क्रम में मानक दिशा-निर्देश निम्नवत होगा : 
( ) 

संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हेतु मुण्डारी एवं 

खूटकट्टी गांवों में ग्राम सभा की बैठक आहूत करना । 
( ii ) ग्राम सभा में संबंधित वैसे भू- धारियों, जिनके द्वारा गाँव के मुण्डा को लगान दिया 

जाता है, को अंचल कार्यालय द्वारा 04 Blank Form (A,B,C,D) दिये जायेंगे । छूट जाने की 
स्थिति में घर - घर जाकर उक्त चारो फॉर्म उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी कारणवश 
भू - धारियों को उक्त फॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वे सीधे अंचल कार्यालय से फॉर्म प्राप्त 
कर सकते हैं । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


477 


( iii ) भरे 

हुए चारो फॉर्म (मुण्डा द्वारा दिये गये लगान की रसीद के साथ) मुण्डा/व्यक्तिगत 

तौर/ अन्य स्त्रोत से संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा । 
( iv ) ऑपरेटर द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर उनके Login ID के द्वारा 

Add/ Edit option में जाकर हल्का और मौजा Select करते हुए, उक्त गांव के मुण्डा के 
Volume No. तथा Page No. की प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद वे उक्त मुण्डा के भू- धारी का 
Serial No. भरेंगे फिर Search बटन दबायेंगे। Search बटन दबाते ही एक Blank Form खुलेगा, 
जिसमें भू -धारी से प्राप्त A,B,C,D Form के आधार पर विस्तृत सूचना की प्रविष्टि की 
जायेगी । इस Blank Form में एक अतिरिक्त विकल्प की आवश्यकता होगी, जिससे भू- धारी 
के प्रकार का निर्धारण हो सकेगा। इस विकल्प के Drop Down Option में सामान्य भू 

धारी/मुण्डारी भू-धारी/वंशावली आधारित भू- धारी का विकल्प होगा। 
(v) यदि किसी जिला द्वारा ऐसे भू- धारियों को , जिन्हें मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का 

लाभ दिया गया है , तो उसे भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुरूप नियमित किया जायेगा । 


, 


, 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूजा सिंघल, 
सरकार के सचिव । 


478 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


शपथ 


मैं MANOJ SINGH MT DINA NATH SINGH 

पत्र सं०-1269 , दिनांक 
13 सितम्बर, 2019 के अनुसार MANOJ KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊंगा । मेरे पुत्र 
आर्यन सिंह जो D.A.V GANDHINAGAR, RANCHI CLASS- 10 का विद्यार्थी है, उनके स्कूल रिकॉर्ड 
में मेरा नाम मनोज सिंह दर्ज है । 

MANOJ SINGH एवं MANOJ KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


RAJENDRA NAGAR , C.C.L COLONY , 
P.O.- HEHAL, 
P.S.- SUKHDEO NAGAR 
DIST.- RANCHI (JHARKHAND ). 
PIN- 834005 . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं CHIT RANJAN MAHTO पिता LATE DHIRJU MAHTO शपथ पत्र सं 0 383, दिनांक 
12 अक्टूबर, 2019 के अनुसार CHITRANJAN MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा | 

CHIT RANJAN MAHTO एवं CHITRANJAN MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF_ VILLAGE 


TANDMOHANPUR 
P.O.- JAINAMORE, 
P.S.- JARIDIH 
DIST. -BOKARO , JHARKHAND 


479 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 नवम्बर , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं JAMAL MAHTO पिता LATE BIRU MAHTO शपथ पत्र सं ० 2392 , दिनांक 
7 सितम्बर , 2019 के अनुसार JATAL MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा | 

JAMAL MAHTO एवं JATAL MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF – VILLAGE 


, 


BARU GHUTU TETULIA 
P.O.- MALKERA , 
P.S.- MADHUBAN, 
DIST. -DHANBAD , JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं प्रमोद कुमार पिता स्व ० बिगावन साव शपथ पत्र सं ० 1267, दिनांक 17 अक्टूबर , 2019 
के 

अनुसार प्रमोद प्रसाद के नाम से जाना जाऊँगा । मेरे पुत्र आदित्य कुमार रंजन के स्कूल रिकॉर्ड में 
मेरा नाम प्रमोद कुमार दर्ज है । 


प्रमोद कुमार एवं प्रमोद प्रसाद दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


निवासी 


सरकारी स्कूल के पास 
मिसिर गोंदा , कांके रोड , 
थाना- गोंदा, 
जिला - राँची , झारखण्ड 


अधीक्षक , 


झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय, राँची 


द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण) 38 

50 | 


